निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 592) पटना , सोमवार , 10 जुलाई 2017 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2017 
___ 1. सं० 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 4525 / वि० - श्री कुमार राकेश (बिहार लेखा सेवा), जिला भविष्य 
निधि पदाधिकारी, गया को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं० 1 / स्था०( ले०से०) -12 / 2014 - 4526 / वि० - श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी (बिहार लेखा सेवा), 
वरीय कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को अगले आदेश तक जिला लेखा पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं० 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014 - 4527 / वि० — श्री रामबालक कुमार (बिहार लेखा सेवा), वरीय 
कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी , पूर्वी चम्पारण को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ 4. सं० 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014 - 4528 / वि० - श्री अरविन्द कुमार वर्मा (बिहार लेखा सेवा), वरीय 
कोषागार पदाधिकारी , गया को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, गया का अतिरिक्त प्रभार दिया 


जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जुलाई 2017 
(i) सभी स्थानांतरित पदाधिकारी अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर अपने 

नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे तथा वे माह जुलाई, 2017 का वेतन 

अपने नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
(ii ) संबंधित जिला पदाधिकारी उपरोक्त स्थानांतरित पदाधिकारियों को उनके प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा 

किये बिना स्थानीय व्यवस्था कर एक सप्ताह के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । 


( iii ) 


उपरोक्त क्रमांक - 1 से 2 तक के पदाधिकारियों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर 


किया गया है, अतएव उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश झा , 
अपर सचिव - सह - बजट पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 592 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


